सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 फाल्गुन , 1937 ( श० ) 


संख्या 25 6 राँची, गुरुवार, 


17 मार्च, 2016 ( ई०) 


उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग | 


अधिसूचना 
8 मार्च, 2016 


संख्या- sws/ 36 सि0वि0सि0/ EODB निर्देष / 07 -2015 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग 
मंत्रालय, भारत सरकार के DO No . 5( 26)/ 2014- BE- 1 दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 द्वारा Business Reforms Action 
Plan 2016 अंर्तगत राज्य स्तर पर सुधार एवं संषोधन के बिन्दु 12 एवं 13 में राज्य सरकार के माध्यम से 
उद्योग, व्यवसाय से संबंधित कोई भी नियम अधिनियम नीति से संबंधित निर्णय लेने हेतु निम्नतिखित प्रक्रियाओं के 
पालन करने का अनुरोध किया गया है:. 
बिन्दु संख्या- 12: व्यवसाय नियामक प्रारुप के आनलाईन प्रकाशन के लिए अधिदेश देना एवं व्यवस्था करना और 

क्रियान्वयन होने के पूर्व इस पर जनता से टिप्पणी एवं सुझाव माँगना । 
बिन्दु संख्या- 13 : व्यवसाय नियामक प्रारुप पर सुझाव के प्रकाशन एवं यह अंतिम विनियम में कैसे व्यवहृत होते हैं की 

व्यवस्था करना एवं अधिदेश देना । 
उक्त प्रक्रिया अन्न्तगत कोई भी नियम/ अधिनियम/ नीति बनाने से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन 
करना अनिवार्य होगा: 
1. सभी नियम अधिनियम नीति से संबंधित प्रारुप आनलाईन प्रकाशित करना अनिवार्य होगा । यह आन लाईन 

प्रकाशन कम से कम 15 दिनों तक लगातार कराया जाए । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 17 मार्च, 2 0 16 
2. आन लाईन प्रारुप प्रकाशित करने से संबंधित समाचार का प्रकाशन दो प्रमुख समाचार पत्रों में किया जाए । 
3. आम जनता एवं संबंधित सभी हितधारक ( Stake Holder) का सुझाव प्राप्त किया जाए । 
4. प्राप्त सभी सुझावों का प्रकाशन विभागीय वेब- साईट में किया जाए । 
5. प्राप्त सुझाव एवं मंतव्य प्रारुप का संशोधन संबंधित विभाग द्वारा किया जाए । 


उपयुक्त पाँचों बिन्दुओं का अनुपालन सभी विभाग द्वारा किया जाएगा । 
उक्त पर मा0 मुख्य ( उद्योग ) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ए0 मुथुकुमार, 
__ सरकार के संयुक्त सचिव 
उद्योग विभाग, झारखण्ड , राची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 255 - 50 + 100 | 


